निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 अग्रहायण 1936 ( AO ) 
( संo पटना 1048 ) पटना, शुक्रवार , 19 दिसम्बर 2014 


गृह (विशेष) विभाग 


अधिसूचना 
18 दिसम्बर 2014 


सं0 ए / विविध(53) -78 / 2012 - 12031 — एस0आर0ई0 से आच्छादित बिहार के 22 जिलों में नक्सली कैडर द्वारा बच्चों की भर्ती 


की रोकथाम के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मॉनिटरिंग सेल का गठन निम्न प्रकार किया जाता है : 


जिला पदाधिकारी 


अध्यक्ष 


सदस्य सचिव 


| ( ii ) | सदर अनुमण्डल के एस0डी0पी0ओ0 

वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक 


( iii ) 


- 


सदस्य 


(iv ) | अपर जिला दण्डाधिकारी 


- 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


( v ) | 

समाज कल्याण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी 
( vi ) | सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी 


सदस्य 


( 2) जिला में कार्यरत् प्रमुख स्वंयसेवी संस्थानों को भी इस सेल में शामिल करने हेतु चयन जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस 
अधीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से विमर्श कर किया जाएगा । 

(3 ) यह सेल दो महीने के अंतराल पर एक बैठक आयोजित कर नक्सलियों द्वारा अपने काडर में बच्चों को भर्ती करने संबंधी 
प्राप्त सूचना की समीक्षा करते हुए इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई सम्पन्न करेगा । ऐसे बच्चों की गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण के 


बिहार गजट ( असाधारण), 19 दिसम्बर 2014 
बाद उनके पुनर्वास संबंधी कार्रवाई इस सेल द्वारा की जाएगी । आम लोगों के बीच नक्सली तत्वों द्वारा बच्चों को अपने काडर में भर्ती करने 
के विरुद्ध जागरुकता के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा व्यापक प्रचार - प्रसार भी किया जाएगा 
(4) यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

डॉ० परेश सक्सेना, 


सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1048 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


